SHANT 


CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण, 1940 ( श० ) 


संख्या- 814 राँची, सोमवार 


13 अगस्त , 2018 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
13 जुलाई , 2018 


संख्या- 3/ पद०-01 ( ख )- 13/ 2014 का .- 5245 -- श्री सिद्वार्थ शंकर चौधरी, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक- 841/03, गृह जिला- गोड्डा) अवर सचिव , योजना- सह-वित्त विभाग, झारखण्ड , राँची को 
विभागीय संकल्प सं०- 2863 दिनांक 2 मई, 2018 द्वारा मूल कोटि में पदावनति के दण्ड के 
परिणामस्वरूप समकक्ष कोटि के पद पर स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 
ii . श्री चौधरी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् चतरा जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ख )-13/ 2014 का .- 5246 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी , लातेहार के पद पर 
पदस्थापित श्री देवराज गुप्ता, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच, गृह जिला - दुमका) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अंचल अधिकारी, बोआरीजोर , गोड्डा के पद पर पदस्थापित करते हुए इनकी सेवा 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 10 अगस्त , 2018 
संख्या - 3/पद०- 01 ( ख )-13/ 2014 का .- 5247-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री दिलीप कुमार 
महतो, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 
ii. श्री महतो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् लातेहार जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/पद०-01 (ख )- 13/ 2014 का .- 5248-- श्री निर्भय कुमार, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- राँची ) आप्त सचिव, उपाध्यक्ष , राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के पद 
पर पदस्थापित की सेवा वापस किये जाने के उपरांत अगले आदेश तक अंचल अधिकारी के पद 
पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी 
जाती है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ख)-13/ 2014 का .- 5249-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका सदर के पद 
पर पदस्थापित श्री सुदेश कुमार, झा०प्र०से० ( द्वितीय सीमित बैच , गृह जिला- देवघर) को अंचल 
अधिकारी, बोआरीजोर, गोड्डा के पद पर पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं०- 4872 
दिनांक 2 जुलाई , 2015 को विलोपित किया जाता है, श्री कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका सदर 
के पद पर अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे । 
2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे । 
3 . सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की 

कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 814 -- 50 


